निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 भाद्र 1932 ( श० ) 
( सं0 पटना 673 ) पटना , वृहस्पतिवार , 16 सितम्बर 2010 


मानव संसाधन विकास विभाग 


अधिसूचना 

30 अगस्त 2010 
सं० मा. शि . / स्था . " क " - 03 / 07 / 3800 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय ( प्रबन्ध एवं नियंत्रण ग्रहण ) 
अधिनियम 1981 की धारा 4 की उप - धारा (5 ) के अधीन बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय के कर्मचारियों की 
नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

भाग - 1 

सामान्य 
1. संक्षिप्त नाम , प्रारम्भ एवं विस्तार – (1 ) यह नियमावली बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय कर्मचारी भर्ती 
एवं सेवा शर्त नियमावली, 2010 कही जा सकेगी । 

( 2 ) यह नियमावली तुरंत प्रवृत होगी । 

( 3 ) इसका विस्तार बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, पटना में निदेशक ( माध्यमिक शिक्षा) के अधीनस्थ 
विघटित बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से नियुक्त एवं माध्यमिक शिक्षा कार्यालय के गठन के बाद निदेशक ( माध्यमिक 
शिक्षा) द्वारा नियुक्त एवं नियुक्त किये जाने वाले सभी कर्मचारी तक सीमित रहेगा । 

2. जबतक कोई बात, विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो , इस नियमावली में : 

( क ) “ राज्य सरकार " से अभिप्रेत है बिहार सरकार; 
( ख ) “ वर्ष " से अभिप्रेत है पंचाग वर्ष; । 
( ग ) “ सम्वर्ग " से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम 4 में वर्णित बिहार माध्यमिक 

शिक्षा कार्यालय के कर्मचारियों का सम्वर्ग; 
( घ ) “नियुक्ति प्राधिकार " से अभिप्रेत है निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), बिहार; 
( ड ) “विभागाध्यक्ष " से अभिप्रेत है निदेशक (माध्यमिक शिक्षा ) बिहार; 
( च ) बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अभिप्रेत है बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम,1976 के 

प्रावधान के अधीन स्थापित एवं विघटित बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ; तथा 
"बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय " से अभिप्रेत है बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध 
एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अधीन विघटित बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 
का बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय , के रूप में परिवर्तित किया गया कार्यालय । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 सितम्बर 2010 

भाग - 2 

सम्वर्ग का गठन 
3. निदेशक( माध्यमिक शिक्षा ) के अधीनस्थ बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय 
कर्मचारी के सभी पदो के लिए "बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय सम्वर्ग " इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से 
गठित होगा । 

भाग - 3 

नियुक्ति एवं प्रोन्नति 
4. (1) तृतीय वर्ग की मूल कोटि के पद सीधी भर्ती से तथा उच्चतर पदों को वरीयता के आधार पर 
प्रोन्नति से भरे जायेंगे । सीधी भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते अनुसूची - 1 के अनुसार होगी । 

( 2 ) चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते अनुसूची - 1 के अनुसार होगी । 

5. आरक्षण - सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार की आरक्षण नीति एवं रोस्टर का अनुपालन आवश्यक 
होगा । 

भाग - 4 

वरीयता 
___ 6. वरीयता चयन सूची के अधिमान कम में होगी, किन्तु पूर्व से नियुक्त कर्मियों की वरीयता इस कार्यालय 
में उनके योगदान की तिथि से निश्चित की जायेगी । वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निश्चित की गयी 
प्रक्रिया एवं सामान्य सिद्धान्त के अनुसार होगा । 

7. वैसे कर्मी जो बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय के लिये मंजर पद के विरुद्ध अन्य सम्वर्ग से 
स्थानान्तरित होकर कार्यरत हैं और यदि उनके द्वारा स्वेच्छा से बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय सम्वर्ग में रहने की 
लिखित इच्छा व्यक्त की जाती है , तो उनकी वरीयता इस कार्यालय में योगदान की तिथि से अनुमान्य होगी । 


भाग - 5 

प्रकीर्ण 
8. (1 ) अन्य ऐसे मामले , जिनके संबंध में इस नियमावली में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, वे बिहार 
सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू अन्य सुसंगत नियमावली / निदेश से नियंत्रित होगें । 

(2) राज्य सरकार इस नियमावली में यथावश्यक संशोधन कर सकेगी । 

9. निरसन एवं व्यावृति – (1) इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व विघटित बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 
अथवा राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी कोई नियमावली या निर्गत कोई आदेश इस नियमावली के प्रवृत होने की 
तिथि से निरसित माना जायेगा । 

( 2 ) ऐसे निरसन के होते हुये भी , बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय ( प्रबन्ध एवं नियंत्रण ग्रहण ) 
अधिनियम, 1981 के अधीन शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली 
द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी मानो यह 
नियमावली उस दिन प्रवृत थी , जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अंजनी कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 सितम्बर 2010 

अनुसूची - 1 
(नियम - 4 दृष्टव्य ) 


सम्वर्ग/पदकानाम 


20पदोंकीसंख्या 


आयोगकानाम, जिसकीअनुशंसाके आधारपरनियुक्ति होनीहै। 


सीधीभर्तीहेतुन्यूनतम 
एवंअधिकतमआयु| सीमा 


सीधीभर्तीहेतु न्युनतमयोग्यता 


क्र०सं० 


नियुक्तिप्राधिकार 


वेतनमान 


5 


1 | अंकेक्षक 


5000 - 8000 
( अपुनरीक्षित ) 
9300 - 34800 
( पुनरीक्षित ) 


निदेशक 
माध्यमिक 
शिक्षा 


7 
बिहार कर्मचारी न्युनतम् 21 वर्ष तथा । वाणिज्य 
चयन आयोग | अधिकतम वही जो । एवं 

राज्य सरकार विज्ञान , 
( सामान्य प्रशासन गणित 
विभाग ) द्वारा 

स्नातक 
समय - समय पर तय 
की जाय । 


|७परीक्ष्यमानअवधि 


विभागीयपरीक्षाएवंपाठयक्रम 


विभागीयप्रोन्नतिसमिति 


प्रशिक्षण 


प्रोन्नतिकापद 


मेंपदोंकीसंख्या 


वेतनमान 


मेंकालावधि 


2 वर्ष 


अलग से 


अलग से । अलग से 
आदेश आदेश निर्गत 
निर्गत 

किया 
किया जायेगा । 
जायेगा । 


किया 
जायेगा । 


अकक्षण 
| पदाधिकारी 

/ आय 
व्यय - 
सह - लेखा 
पदाधिकारी 


6500 - 10500 
( अपुनरीक्षित ) 
9300 - 34800 
( पुनरीक्षित ) 


वही जो राज्य 
सरकार ( सामान्य 
प्रशासन विभाग ) 
द्वारा समय 
समय पर 
निर्धारित की 
जाय । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 16 सितम्बर 2010 

अनुसूची - 1 
(नियम - 4 दृष्टव्य ) 


सम्वर्ग/पदकानाम 


पदोंकीसंख्या 


आयोगकानाम,जिसकी ज|अनुशंसाकेआधारपर नियुक्तिहोनीहै। 


सीधीभर्तीहेतुन्यूनतमएवं 
अधिकतमआयुसीमा 


सीधीभर्तीहेतुन्यूनतम योग्यता 


वेतनमान 


क्र०स० 


|नियुक्तिप्राधिकार 


5 
बिहार कर्मचारी 
चयन आयोग 


| निम्न वर्गीय | 30 
लिपिक 


मैट्रीक 


3050 - 4590 
( अपुनरीक्षित ) 
5200 - 20200 
( पुनरीक्षित ) 


निदेशक 
माध्यमिक 
शिक्षा 


__ 6 
| न्युनतम् 18 
वर्ष तथा 
अधिकतम 
वही जो राज्य 
सरकार 
( सामान्य 
प्रशासन 
विभाग ) द्वारा 
समय - समय 
पर तय की 
जाय । 


||परीक्ष्यमानअवधि 


विभागीयपरीक्षाएवं पाठयक्रम 


विभागीयप्रोन्नतिसमिति 


|प्रशिक्षण 


केप्रोन्नतिकापद 


नियुक्तिप्राधिकार 


केपदोंकीसंख्या 


वेतनमान 


कालावधि 


10 


12 


2 वर्ष 


30 


अलग से 
आदेश 
निर्गत 
किया 
जायेगा । 


___ 11 
अलग से 
आदेश 
निर्गत 


अलग से उच्च 
आदेश वर्गीय 
निर्गत किया । लिपिक 
जायेगा । / प्रधान 

लिपिक 


किया 


16 
5000 - 8000 निदेशक | वही जो राज्य 
( अपुनरीक्षित ) | ( मा . शि .) सरकार 
9300 - 34800 

( सामान्य 
( पुनरीक्षित ) 

प्रशासन 
विभाग ) द्वारा 
समय - समय 
पर निर्धारित 
की जाय । 


जायेगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 सितम्बर 2010 

अनुसूची - 1 
(नियम - 4 दृष्टव्य ) 


|सम्वर्ग/पदकानाम 


पदोंकीसंख्या 


आयोगकानाम,जिसकी अनुशंसाकेआधारपर नियुक्तिहोनीहै। 


सीधीभर्तीहेतुन्यूनतमएवं 
अधिकतमआयुसीमा 


सीधीभर्तीहेतुन्यूनतम 
योग्यता 


40-क्र.संख्या 


नियुक्तिप्राधिकार 


-वेतनमान 


6 


8 


5 
बिहार 


आशुटंकक 


4000 - 6000 

न्युनतम् 18 वर्ष | मैट्रीक , निदेशक 
( अपुनरीक्षित ) कर्मचारी तथा अधिकतम | आशु लेखन | माध्यमिक शिक्षा 
5200 - 20200 | चयन आयोग | वही जो राज्य । एवं टंकण 
( पुनरीक्षित ) 

सरकार का ज्ञान 
( सामान्य 

प्रशासन 
विभाग ) द्वारा 
समय - समय 
पर तय की 

जाय । 


०परीक्ष्यमानअवधि 


|विभागीयपरीक्षाएवंपाठयक्रम 


|विभागीयप्रोन्नतिसमिति 


।प्रशिक्षण 


केप्रोन्नतिकापद 


पदोंकीसंख्या 


|जेवेतनमान 


मेंनियुक्तिप्राधिकार 


|7अभ्युक्ति 


11 


12 


लागू 


लागू 


|| 


अलग से आदेश द्वारा । 
निर्धारित किया जायेगा । 


अलग से 
गठित किया 
जायेगा । 


नहीं 


निदेशक 
( मा .शि .) 


नहीं 


क्र.संख्या 


||७|परीक्ष्यमानअवधि 


INसम्वर्ग/पदकानाम 


। 


प्रशिक्षण 


८00पदोंकीसंख्या 


विभागीयपरीक्षाएवं पाठयक्रम 


( पुनरीक्षित ) 
5200 - 20200 
( अपुनरीक्षित ) 
3050 - 4590 


वेतनमान 


12 


विभागीयप्रोन्नति समिति 


आयोगकानाम,जिसकी अनुशंसाकेआधारपरनियुक्ति होनीहै। 


| 


प्रोन्नतिकापद 


(नियम - 4 दृष्टव्य ) 

अनुसूची – 1 
बिहार गजट ( असाधारण) , 16 सितम्बर 2010 


|| 


पदोंकीसंख्या 


सीधीभर्तीहेतुन्यूनतमएवं 
अधिकतमआयुसीमा 


|वेतनमान 


( मा . शि .) 
निदेशक 


16 


|नियुक्तिप्राधिकार 


सीधीभर्तीहेतुन्यूनतम योग्यता 


संशोधित लागू होगी । 

- समय पर यथा 
की नियमावली समय 
विभाग से निर्गत 2005 
एवं प्रशासनिक सुधार 
इन पदों के कार्मिक 

17 


नेअभ्युक्ति 


माध्यमिक शिक्षा 
निदेशक 


नियुक्तिप्राधिकार 


|0परीक्ष्यमानअवधि 


क्र.संख्या 


| 


प्रशिक्षण 


0सम्वर्ग/पदकानाम 


00पदोंकीसंख्या 


|-विभागीयपरीक्षाएवंपाठयक्रम 


( पुनरीक्षित ) 
5200 - 20200 
( अपुनरीक्षित ) 
2750 - 4400 


वेतनमान 


IDविभागीयप्रोन्नतिसमिति 


IDप्रोन्नतिकापद 


आयोगकानाम,जिसकी ||ज|अनुशंसाकेआधारपर 

नियुक्तिहोनीहै। 


(नियम - 4 दृष्टव्य ) 

अनुसूची - 1 
बिहार गजट ( असाधारण ), 16 सितम्बर 2010 


|||पदोंकीसंख्या 


। 


० 


सीधीभर्तीहेतुन्यूनतमएवं 

नम: अधिकतमआयुसीमा 


वेतनमान 


सीधीभर्तीहेतुन्यूनतम 
योग्यता 


( मा .शि .) 
निदेशक 

16 


नियुक्तिप्राधिकार 


निदेशक माध्यमिक शिक्षा 


»नियुक्तिप्राधिकार 


होगी । 
नियमावली लागू 

समूह घ की 
विभाग द्वारा निर्गत 
सामान्य प्रशासन 
इन पदों के लिये 


17 


अभ्युक्ति 


परीक्ष्यमानअवधि 


-क्र.संख्या 


6 | अनुसेवक 


प्रशिक्षण 


सम्वर्ग/पदकानाम 


| 


विभागीयपरीक्षाएवं पाठयक्रम 


18 


|पदोंकीसंख्या 


विभागीयप्रोन्नति समिति 


(पुनरीक्षित ) 
4440 - 7440 
( अपुनरीक्षित ) 
2550 - 3200 


वेतनमान 


5प्रोन्नतिकापद 


आयोगकानाम,जिसकी अनुशंसाकेआधारपर नियुक्तिहोनीहै। 


सेपदोंकीसंख्या 


(नियम - 4 दृष्टव्य ) 

अनुसूची - 1 
बिहार गजट ( असाधारण), 16 सितम्बर 2010 


। 


सीधीभर्तीहेतुन्यूनतम एवंअधिकतमआयु सीमा 


तनमान 


( मा . शि . ) 
निदेशक 


नियुक्तिप्राधिकार 


। 


सीधी 
भर्ती 
हेतु 
न्यूनतम योग्यता 


माध्यमिक शिक्षा 
निदेशक 


नियमावली लागू होगी । 

समूह घ की 
विभाग द्वारा निर्गत 
सामान्य प्रशासन 
इन पदों के लिये 


नियुक्तिप्राधिकार 


7अभ्युक्ति 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 सितम्बर 2010 

अनुसूची - 1 
(नियम – 4 दृष्टव्य ) 


क्र.संख्या 


सम्वर्ग/पदकानाम 


पदोंकीसंख्या 


वेतनमान 


आयोगकानाम,जिसकी अनुशंसाकेआधारपर नियुक्तिहोनीहै। 


सीधी 
भर्ती 
हेतु 
न्यूनतम एवंअधिकतमआयुसीमा 


सीधीभर्तीहेतुन्यूनतम 

योग्यता 


नियुक्तिप्राधिकार 


. 


7 


| 


माली 1 


2650 - 4000 
( अपुनरीक्षित ) 
4440 - 7440 
( पुनरीक्षित ) 


चयन समिति , 
जिसका गठन 
अलग से आदेश 
निर्गत कर किया 

जायेगा । 


न्युनतम् 18 वर्ष 
तथा अधिकतम 
वही जो राज्य 
सरकार ( सामान्य 
प्रशासन विभाग ) 


अष्टम उत्तीर्ण, 
बागवानी का 

ज्ञान 


निदेशक 
माध्यमिक 
शिक्षा 


द्वारा 


समय - समय पर 
तय की जाय । 


|परीक्ष्यमानअवधि 


विभागीयपरीक्षाएवंपाठयक्रम 


विभागीयप्रोन्नतिसमिति 


प्रशिक्षण 


प्रोन्नतिकापद 


नियुक्तिप्राधिकार 


पदोंकीसंख्या 


|वेतनमान 


पराग 


+अभ्युक्ति 


___ 16 


I 


। 


। 


। 


निदेशक 
( मा .शि .) 


बिहार गजट ( असाधारण) , 16 सितम्बर 2010 

अनुसूची - 1 
(नियम - 4 दृष्टव्य) 


||सम्वर्ग/पदकानाम 


|आयोगकानाम,जिसकी जअनुशंसाकेआधारपरनियुक्ति 

होनीहै। 


८०|पदोंकीसंख्या 


सीधीभर्तीहेतुन्यूनतमएवं अधिकतमआयुसीमा 


सीधीभर्तीहेतुन्यूनतमयोग्यता 


|-|क्र.संख्या 


नियुक्तिप्राधिकार 


-वेतनमान 


6 


स्वीपर 


अष्टम 
उर्तीण 


निदेशक माध्यमिक 

शिक्षा 


2550 - 3200 
( अपुनरीक्षित ) 
4440 - 7440 
( पुनरीक्षित ) 


चयन समिति , 
जिसका गठन 
___ अलग से 
आदेश निर्गत 
कर किया 
जायेगा । 


न्युनतम् 18 वर्ष 
तथा अधिकतम 
वही जो राज्य 

सरकार 
( सामान्य 
प्रशासन 
विभाग ) द्वारा 
समय - समय 
पर तय की 
जाय । 


परीक्ष्यमानअवधि 


प्रशिक्षण 


विभागीयपरीक्षाएवं 

पाठयक्रम 


विभागीयप्रोन्नतिसमिति 


प्रोन्नतिकापद 


पदोंकीसंख्या 


वेतनमान 


नियुक्तिप्राधिकार 


अभ्युक्ति 


10 


11 


13 


15 


16 


17 


निदेशक 
( मा . शि .) 


बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

अंजनी कुमार सिंह, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


TOER JGTC ( 37HTERUT ), 16 RHAGOR 2010 

The 30th August 2010 
No . — Ma.Shi./ Astha Ka’-03/07 -3800 — In exercise of power conferred under proviso to Article 
309 of the Indian Constitution , the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for 
appointment, promotion and service conditions in respect of the employees of the office of Bihar 
Secondary Education Office under Sub -Section (5 ) of Section 4 of the Bihar Non -Government ( Taking 
over of Management & Control) Act, 1981: - 


Chapter - 1 : 
General 


1 . Short Title , commencement and extent: - 
( 1 ) These rules shall be called the Bihar Secondary Education Office Employees 

Appointment and Service Condition Rules, 2010 . 
( 2) These Rules shall come into force at once . 
(3 ) Its extent shall be limited to all such employees appointed through the dissolved Bihar 

Secondary Education Board and are under the control of the Director (Secondary 
Education ) and who have been appointed or shall be appointed by the Director 
(Secondary Education ) after the constitution of the Secondary Education Office . 


2. In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context: - 
(a ) “ State Government means the Government of Bihar; 
(b ) “ Year” means calendar year; 
(c ) “ Cadre ” means the cadre of the employees of the Bihar Secondary Education Office , 

described in Rule 4 of these Rules; 
( d ) “ Appointing Authority ” means the Director (Secondary Education ), Bihar; 
( e ) “ Head of the Department” means the Director ( Secondary Education ), Bihar ; 
(f) “ Bihar Secondary Education Board ” means the Bihar Secondary Education Board 

established under the provisions of the Bihar Secondary Education Board Act, 1976 and 

dissolved Bihar Secondary Education Board ; 
(g ) “ Bihar Secondary Education Office” means the converted office in the form of Bihar 

Secondary Education Office of the Bihar Secondary Education Board dissolved under the 
provisions of the Bihar Non -Government Secondary Schools ( Taking over of 
Management and Control) Act 1981. 


Chapter -2 : 
Constitution of Cadre 


3. “ Bihar Secondary Education Office Cadre ” shall be constituted for all the posts of Class- III and 
Class- IV employees of the Bihar Secondary Education Office under the control of the Director ( Secondary 
Education ), from the date of commencement of these Rules. 

Chapter - 3 : 
Appointment and Promotion 


4 . 


( 1) Posts of the basic grade of Class- III shall be filled up through direct recruitment and 

higher posts through promotions on the basis of seniority . Direct recruitment, promotion 

and other service conditions shall be as per schedule - 1. 
(2) The appointment on the post of Class- IV , promotion and other service conditions shall be 

as per schedule - 1. 


5 . Reservation — The reservation policy of the State Government and compliance of roster shall 
be necessary in the direct recruitment and promotion . 


Chapter -4 : 
Seniority 


6 . Seniority shall be in order of preference of the selection list, but the seniority of previously 
appointed employees shall be determined from their date of joining in this office. Seniority shall be 
determined as per the procedure and general principle determined by General Administration Department. 


12 


PER JGTC (3HTERUT), 16 Addol 2010 
7 . Such employees, who are transferred from other cadres and working in the Bihar Secondary 
Education Office against the sanctioned posts and if voluntary written consent has been given by them to 
remain in the Bihar Secondary Education Office, then their seniority shall be admissible from the date of 
their joining in this office . 


Chapter -5 : 
Miscellaneous 


8 . ( 1) Such other matters , for which no provision has been made in these Rules, shall be 

controlled by relevant provisions made in the Bihar Service Code or other relevant 
rules /directions, which are applicable to other government employees. 


(2 ) The State Government can make modifications in these Rules as deem necessary . 


9 . Repeal and Savings : - ( 1) Any rules framed or any order issued by the dissolved Bihar 
Secondary Education Board or by the State Government before the commencement of these Rules shall 
stand repealed after commencement of these rules 

( 2 ) Notwithstanding such repeals, anything done or any action taken in exercise of the 

powers under the Bihar Non -Government Secondary Schools (Taking over of 
Management & Control) Act, 1981 shall be deemed to have been done or taken in 
exercise of the powers of these Rules , as if these Rules were in force on the date on 
which such thing was done or action was taken . 


By order of the Governor of Bihar , 

ANJANIKUMAR SINGH, 
Principal Secretary to Government. 


TOER JGIC ( 31HTERUT ), 16 Halook 


2010 


13 


No . 


Cadre/ 
Name 
of Post 


ОТ 


No. 


Pay 
Scale 


Appointing 
Authority 


Posts 


5 


1 2 
01 | Auditor 


02 


Schedule - 1 

(See Rule -4 ) 
Name of the 
Commission , on Minimum 
the basis of 

and Minimum 
whose 

Maximum qualification 
recommendation age limit for I for direct 
the 

direct recruitment 
appointments recruitment 
are to be made 

6 
Bihar Staff | Minimum 21 Bachelor 

Selection years and degree in 
Commission Maximum Commer- 

shall be ce , or 

same as Science 
determined Math 
by the State 
Government 
(General 

Admn . 
Department), 
time to time 


- 8 

Director 
(Secondary 
Education ) 


5000 
8000 

(Un 
revised ) 
9300 
34800 
( revised ) 


Probation 

Period 


Training 


Promo 
tional Post 


No. of 
Posts 


Scale 


Tenure 


| 


Depart 
mental 
Promotion 
Committee 

12 
Order 
shall be 

issued 
separately 


13 


Depart 

mental 
| Examination 

| and Syllabus 
10 

11 
Order Order shall 
shall be be issued 
issued 

separately 
separa 

tely 


14 
02 


02 years 


13 
Audit 
Officer/ 
Budget 

cum 
Accounts 
Officer 


15 
6500 

10500 
(Unrevised ) 

9300 
34800 
(revised ) 


16 
Same as 
determined 
by the State 
Government 
(General 

Admn. 
Department), 
time to time 


PER JIGIC ( 37HTERUT), 16 Addol 2010 


Schedule - 1 
(See Rule -4 ) 


Cadre/NameofPost 


NameoftheCommission,on thebasisofwhose recommendationthe appointmentsaretobe made 


MinimumandMaximumage limitfordirectrecruitment 


Minimumqualificationfor directrecruitment 


No.ofPosts 


AppointingAuthority 


PayScale 


ProbationPeriod 


DeSl.No. 


00 


30 


Matric 


Lower 
Division 
Clerk 


Bihar Staff 

Selection 
Commission 


Director 
( Secondary 
Education ) 


02 
years 


3050 
4590 

(Un 
revised ) 
5200 
20200 
(revised ) 


6 
Minimum 18 

years and 
Maximum shall 

be same as 
determi-ned by 

the State 
Govern -ment 
(General Admn . 
Depart-ment), 
time to time 


Depart-mental ExaminationandSyllabus 


Depart-mentalPromotion Committee 


Promo-tionalPost 


Train-ing 


AppointingAuthority 


No.ofPosts 


Scale 


Tenure 


11 


16 


30 


10 
Order 
shall be 
issued 
sepa 
rately 


L 12 
Order Order shall 
shall be be issued 

issued separately 
separately 


13 
Upper 
Division 
Clerk / 
Head 
Clerk 


15 
5000 
8000 

(Un 
revised ) 

9300 
34800 
(revised ) 


Director 
(Secon 

dary 
Educa 
tion ) 


17 
Same as 

deter 
mined by 
the State 
Govern 

ment 
(General 
Admn. 
Depart 
ment ), 
time to 
time 


TOER JGIC ( 31HTERUT ), 16 RH doo 


2010 


Schedule - 1 
(See Rule - 4 ) 


Cadre/NameofPost 


NameoftheCommission,on thebasisofwhose recommendationthe appointmentsaretobe made 


MinimumandMaximumage limitfordirectrecruitment 


Minimumqualificationfor directrecruitment 


No.ofPosts 


AppointingAuthority 


Sl 
. 
No 
. 


PayScale 


ProbationPeriod 


7 


00 


09 


Steno 
typist 


4000 -6000 
(Unrevised ) 

5200 
20200 
( revised ) 


Bihar Staff 

Selection 
Commission 


Director 
( Secondary 
Education ) 


02 
years 


6 
Minimum 18 

years and 
Maximum shall 

be same as 
determined by 

the State 
Govern -ment 
(General Admn . 
Department), 
time to time 


Matric , 
Know 
ledge 

of 
Short 
hand 
writing 

and 
typing 


Departmental ExaminationandSyllabus 


DepartmentalPromotion Committee 


PromotionalPost 


Training 


AppointingAuthority 


No.ofPosts 


Scale 


Remarks 


10 


13 


16 


& 


Not 
appli 
cable 


11 
Order 
shallbe 

issued 
separately 


12 
Shall be 
constituted 
separately 


Not 
applicable 


Director 
(Secondary 
Education ) 


16 


Training 


S 


- 


Sl.No. 


1011 I 


Departmental ExaminationandSyllabus 


Driver 


Cadre/NameofPost 


03 


No.ofPosts 


Depart-mentalPromotion Committee 


(revised ) 

20200 

5200 
(Unrevised ) 
3050 -4590 


PayScale 


Promo-tionalPost 


NameoftheCommission,on thebasisofwhose recommendationthe appointmentsaretobemade 


No.ofPosts 


(See Rule - 4 ) 
Schedule - 1 


PER JIGIC ( 37HTERUT), 16 Addol 2010 


Scale 


MinimumandMaximumage limitfordirectrecruitment 


Education ) 
(Secondary 
Director 


16 


AppointingAuthority 


Minimumqualificationfor directrecruitment 


applicable 

time) shallbe 
modified from time to 

Department ( as 
Administrative Reforms 
from the Personnel & 
Rules of 2005 issued 


AppointingAuthority 


Education ) 
(Secondary 

Director 


17 


Remarks 


10ProbationPeriod 


& 


Training 


&- 


Sl.No. 


Daftari 


Cadre/NameofPost 


Departmental ExaminationandSyllabus 


11 


02 


No.ofPosts 


DepartmentalPromotion Committee 


( revised ) 
5200 - 20200 
(Unrevised ) 
2750 -4400 


PayScale 


Il 


PromotionalPost 


NameoftheCommission,on thebasisofwhose recommendationthe appointmentsaretobemade 


No.ofPosts 


( See Rule - 4 ) 
Schedule - 1 


fabrc JGIC ( 31HTERUT), 16 Addol 


U 


Scale 


MinimumandMaximumage limitfordirectrecruitment 


tion ) 
Educa 

dary 
(Secon 
Director 

16 


AppointingAuthority 


2010 


Minimumqualificationfor directrecruitment 


shall be applicable. 
General Admn . Department 

Group- D issued by the 
For these posts the rules for 


17 


Remarks 


Educa -tion ) 
( Secondary 
Director 


00 


AppointingAuthority 


: 


0 


ProbationPeriod 


17 


B 


Training 


- 


Sl.No. 


Peon 


Cadre/NameofPost 


Departmental ExaminationandSyllabus 


11 


18 


No.ofPosts 


DepartmentalPromotion Committee 


(revised ) 
4440 -7440 
(Unrevised ) 
2550 - 3200 


PayScale 


PromotionalPost 


14 


No.ofPosts 


NameoftheCommission,on thebasisofwhose recommendationthe appointmentsaretobemade 


a 


Scale 


(See Rule - 4 ) 
Schedule - 1 


PER JIGIC ( 37HTERUT), 16 Addol 2010 


Education ) 
Director (Secondary 

16 


AppointingAuthority 


MinimumandMaximumage limitfordirectrecruitment 


Minimumqualificationfor directrecruitment 


shall be applicable . 
General Admn. Department 
for Group -D issued by the 
For these posts, the rules 

17 


Remarks 


Education ) 
(Secondary 
Director 


AppointingAuthority 


10ProbationPeriod 


ROER JGTC (HHTERUT), 16 Hotel 


2010 


19 


Schedule - 1 
(See Rule - 4 ) 


ENCadre/NameofPost 


NameoftheCommission,on thebasisofwhose recommendationthe appointmentsaretobemade 


MinimumandMaximumage 
limitfordirectrecruitment 


Minimumqualificationfor directrecruitment 


No.ofPosts 


ONIS 


AppointingAuthority 


PayScale 


ProbationPeriod 


w 


00 


o 


O 


gth Pass , 


N 


years 


| 2650 -4000 
(Unrevised) 
4440 -7440 
(revised ) 


The order for 
constitution of 

Selection 
Committee 
shall be issued 
separately . 


Know 
ledge of 
gardening 


Director 
(Secon - 

dary 
Education ) 


Minimum 18 

years and 
Maximum shall 

be sameas 
determined by 

the State 
Government 
(General Admn . 
Department), 
time to time 


DepartmentalExamination andSyllabus 


DepartmentalPromotion Committee 


PromotionalPost 


No.ofPosts 


AppointingAuthority 


Scale 


Remarks 


18Training 


14 


& 


16 
Director ( Secondary 

Education ) 


PER JIGIC ( 37HTERUT), 16 Addol 2010 


Schedule - 1 
(See Rule - 4 ) 


N|Cadre/NameofPost 


NameoftheCommission,on thebasisofwhose recommendationthe appointmentsaretobemade 


MinimumandMaximumage 
limitfordirectrecruitment 


Minimumqualificationfor directrecruitment 


No.ofPosts 


AppointingAuthority 


Sl.No. 


PayScale 


ProbationPeriod 


w 


00 


6 


Swe 


8th Pass, 


eper 


2550 - 3200 
(Unrevised ) 
4440 - 7440 
(revised ) 


The order for 
constitution of 

Selection 
Committee 
shall be issued 

separately . 


Director 
(Secon 

dary 
Education ) 


Minimum 18 

years and 
Maximum shall 

be same as 
determined by 

the State 
Government 
(General Admn . 
Department), 
time to time 


DepartmentalExamination andSyllabus 


DepartmentalPromotion 
Committee 


PromotionalPost 


Training 


No.ofPosts 


|AppointingAuthority 


Remarks 


Scale 


a 


18 


Director (Secondary Education ) 


Bu order of the Governor of Bihar, 

ANJANI KUMAR SINGH , 
Principal Secretary to Government. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
Par JGC ( 31HTERUT ) 673 -571 + 200 - STOTOUTOT 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


